निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 01 


14 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

4 जनवरी 2012 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल औरऔर कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-14 भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


15-16 


2 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 


4 नवम्बर 2011 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


सं ० 504 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्र ० दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
सं ० जहां वे पदस्थापित हैं । 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
श्री राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी , सदर 

सीतामढी सदर अनुमण्डल 
श्री महफूज आलम , वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री सुरेश, वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री सुनिल कुमार झा , वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री सुनील कुमार, वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री धीरेन्द्र कुमार झा , वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री निरोज कुमार भगत, वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री पंकज कुमार गुप्ता, वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री मिर्जा आरिफ रजा, वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री रामजन्म पासवान , कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री परवेज उल्लाह, वरीय उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढी अनुमण्डल 
श्री राकेश कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, सीतामढ़ी सदर 

सीतामढी सदर अनुमण्डल 
श्री उज्जवल कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी 

पुपरी अनुमण्डल 
श्री अरविन्द मंडल , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, पुपरी 

पुपरी अनुमंडल 
श्रीमती मीना व्यास, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पुपरी 

पुपरी अनुमण्डल 
श्री विजानन्द सिंह , अनुमण्डल पदाधिकारी, बेलसंड 

बेलसंड अनुमण्डल 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 
The 4th November 2011 
No. 504 A- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub- section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officers, named 
in column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class 
for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction 
mentioned against their names in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR 
CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of 
Criminal Procedure , 1973. 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as 
are covered by section 261 of the Cr.P.C. 


10 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


PEER JIGIC , 4 Jaar 2012 


3 


They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have 
been authorized to try their respective Territorial Jurisdiction . 
SI. 

Jurisdiction for which 
Name of officer with designation and places of posting 
No. 

powers are vested 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Rajesh Kumar, S.D.O., Sitamarhi Sadar 

Sitamarhi Sadar Sub -Division 
2 . Sri Mahfooz Alam , Senior Deputy Collector, Sitamarhi. 

SSitamarhi Sub -Division 
3 . Sri Suresh , Senior Deputy Collector, Sitamarhi 

Sitamarhi Sub - Division 
4 . Sri Sunil Kumar Jha, Senior Deputy Collector, Sitamarhi. 

Sitamarhi Sub - Division 
5 . Sri Sunil Kumar, Senior Deputy Collector, Sitamarhi 

Sitamarhi Sub -Division 
6 . Sri Dhirendra Kumar Jha, Senior Deputy Collector, Sitamarhi. Sitamarhi Sub - Division 
7 . Sri Niroj Kumar Bhagat, Senior Deputy Collector, Sitamarhi Sitamarhi Sub - Division 
8 . Sri Pankaj Kumar Gupta , Senior Deputy Collector , Sitamarhi Sitamarhi Sub - Division 
9 . SriMirza Arif Raza , Senior Deputy Collector, Sitamarhi 

Sitamarhi Sub -Division 
10 . Sri Ramjanam Paswan , Executive Officer, Nagar Parishad , Sitamarhi Sub -Division 

Sitamarhi 
11 . Sri Parvez Ullah , Senior Deputy Collector, Sitamarhi 

Sitamarhi Sub - Division 
12 . Sri Rakesh Kumar Gupta , L.R.D.C. Sitamarhi Sadar 

Sitamarhi Sadar Sub - Division 
13 . Sri Ujjawal Kumar Singh , S.D.O., Poopri 

Poopri Sub -Division 
14 . Sri Arvind Mandal, L.R.D.C., Poopri 

Poopri Sub -Division 
15 . Smt. Meena Vyas, Executive Magistrate, Poopri 

Poopri Sub - Division 
16 . Sri Vidyanand Singh , S.D.O., Belsand 

Belsand Sub -Division 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


15 Foto 2011 
HO 516 F0 — Gue ya en riferi 1973 (31f9fH 2, 1974) ETT - 11 T BY — ETTI 3 ☆ tifa yard 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित असैनिक न्यायधीश ( कनीय कोटि ) 
को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की 
uld 
क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
1 . श्री संजय सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी - सह - अपर मुंसिफ , जहानाबाद जहानाबाद 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 15th November 2011 
No. 516 A- In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3) of Section 11 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Civil 
Judge ( Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrates of the 1* Class for the district noted against his name in column no . 3 of the table. 
Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting Name of the District 
1 2 

3 
1 . Sri Sanjay Singh , Judicial Magistrate 2nd Class -cum -Additional Munsif , Jehanabad 

Jahanabad 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


4 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


23 नवम्बर 2011 
सं ० 533 नि 0 — प्रोन्नत एवं निबंधक (स्थापना) के पद से सेवा -निवृत श्री मनोज कुमार वर्मा के स्थान पर माननीया 
मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री आफताब अहमद, वरीय सचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण 
करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू 0 37,400-67,000 जोड़ ग्रेड वेतन रू 0 8,700 ( पुनरीक्षण पूर्व 
वेतनमान रू0 14,300-18,300 ) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त 
निबंधक नियुक्त किया जाता है । 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 
The 23rd November 2011 
No. 533 A — The Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily , on 
promotion , Sri Aftab Ahmad , Senior Secretary , Patna High Court , Patna as Joint Registrar, Patna High 
Court, Patna inthe Pay Band of Rs. 37,400-67000 plus Grade Pay of Rs . 8,700 ( pre revised pay scale Rs . 
14,300-18,300 ) with special pay as admissible under the rules with effect from the date he assumes charge 
as such vice Sri Manoj Kumar Verma since retired . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 

BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General . 


8 दिसम्बर 2011 
सं ० 554 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) को 
उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा 
मुंसिफ नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट -1987 (ऐक्ट XIX , 
1987) द्वारा संशोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट , 1987 (एक्ट XII , 1987 ) की धारा -19 की उप - धारा (2 ) 
के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की 
साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ -5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय 
द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में 
अधिसूचित न हो जायें । 
क्र ० पदाधिकारी का अ ) नए स्थान का पदनाम स्थानांतरण की नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान 
सं ० नाम , पदनाम एवं ब ) साधारणतः अधिष्ठित 

श्रृंखला 

की गयी विशेष शक्तियाँ 
वर्तमान पदस्थापन रहने का स्थान 

अ ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम 
का स्थान स ) जजी जहाँ नियुक्त किए 

सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत 
गये हैं 

( साधारन प्रक्रिया) 
ब ) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज 

कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत 
अ) मुंसिफ 

श्री शशिकांत अ) बक्सर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
ब ) बक्सर 

चौधरी के स्थान 

अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 
न्यायिक दण्डाधिकारी स ) बक्सर 

ब ) बक्सर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर 

अंतर्गत 1000 / - रूपये तक लघुवाद 

की शक्तियाँ 
मुंसिफ, बक्सर 
2 . श्री सकलदेव राय, अ) मुंसिफ 

श्री संजय कुमार अ) दरभंगा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
न्यायिक दण्डाधिकारी ब ) दरभंगा 

सिन्हा II के 

अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स ) दरभंगा 

ब ) दरभंगा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 

अंतर्गत 1000 / - रूपये तक लघुवाद 
मुसिफ, दरभंगा 

की शक्तियाँ 
श्रीमति अंजू सिंह , अ) मुंसिफ 

श्री कृष्ण प्रताप अ) गया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 
न्यायिक दण्डाधिकारी ब ) गया 

राणा के स्थान 

के अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स ) गया 

ब ) गया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
मुंसिफ, गया 

अंतर्गत 1000 / -रूपये तक लघुवाद की 
शक्तियाँ 


1 . 


श्री संदीप कुमार 


मिश्रा, 


पर 


स्थान पर 


3 . 


पर 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


5 


क्र ० पदाधिकारी का अ ) नए स्थान का पदनाम 
सं ० नाम. पदनाम एवं ब ) साधारणतः अधिष्ठित 

वर्तमान पदस्थापन रहने का स्थान 
का स्थान 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए 

गये हैं 


4 . 


श्री सत्यप्रकाश, अ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी ब ) जमुई 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स) जमुई 
मुंसिफ, जमुई 


5 . 


कुमार I के 


श्री आशुतोष कुमार 

अ) मुंसिफ 
उपाध्याय , 

ब ) कटिहार 
न्यायिक दण्डाधिकारी स ) कटिहार 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर 
मुंसिफ , कटिहार 
श्री राजीव नयन , अ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी ब ) लक्खीसराय 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स) मुंगेर 
मुंसिफ, लक्खीसराय 


6 . 


7 . 


स्थानांतरण की नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान 
श्रृंखला की गयी विशेष शक्तियाँ 
अ ) बंगाल, आगरा एण्ड 

आगरा एण्ड आसाम 
सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत 

( साधारन प्रक्रिया) 
ब ) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज 

कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत 
श्री राजेश अ) जमुई मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
प्रसाद गुप्ता 

के अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 
स्थान पर 

ब ) जमुई मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 

अंतर्गत 1000 / -रूपये तक लघुवाद 

की शक्तियाँ 
श्री अशोक अ ) कटिहार मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 

अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 

ब ) कटिहार मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के 
स्थान पर 

अंतर्गत 1000 / -रूपये तक लघुवाद की 

शक्तियाँ 
श्री बृजेश पाण्डेय अ) लक्खीसराय मुंसिफी की स्थानिय 
के स्थान पर 

सीमाओं के अन्तर्गत 30000 / - रूपये 
तक 
ब ) लक्खीसराय मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 / - रूपये तक 

लघुवाद की शक्तियाँ 
श्री राकेश मिश्रा अ) मुजफ्फरपुर ( पूर्वी) मुंसिफी की स्थानीय 
के स्थान पर 

सीमाओं के अंतर्गत 30000 / -रूपये 

तक 
ब ) मुजफ्फरपुर (पूर्वी) मुंसिफी स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 / -रूपये तक 

लघुवाद की शक्तियाँ 
श्री सत्येन्द्र सिंह अ) दानापुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
के स्थान पर 

अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 
ब ) दानापुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 

अंतर्गत 1000 / -रूपये तक लघुवाद की 

शक्तियाँ 
श्री बैजनाथ राम अ) मसौढ़ी मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
के स्थान पर 

अंतर्गत 30000 / - रूपये तक 
ब ) पूर्णिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 

अंतर्गत 1000 / -रूपये तक लघुवाद 

की शक्तियाँ 

अ) पूर्णिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
सिंह II के स्थान 

अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 
पर 

ब ) पूर्णिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
अंतर्गत 1000 / -रूपये तक लघुवाद की 

शक्तियाँ 
श्री मृत्युंजय सिंह अ) छपरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
के स्थान पर 

अंतर्गत 30000 / -रूपये तक 
ब ) छपरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 

अंतर्गत 1000 / -रूपये तक लघुवाद की 
शक्तियाँ 


8 . 


9 . 


श्री रत्नेश कुमार सिंह , अ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी ब ) मुजफ्फरपुर (पूर्वी) 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स ) मुजफ्फरपुर 
मुंसिफ, मुजफ्फरपुर 
( पूर्वी) 
श्री उदय प्रताप सिंह , अ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी 

ब ) दानापुर 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स ) पटना 
मुंसिफ , दानापुर 
श्री बृजकिशोर सिंह , अ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स ) पटना 
मुंसिफ, मसौढ़ी 
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, अ ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी ब ) पूर्णिया 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स ) पूर्णिया 
मुंसिफ, पूर्णिया 
श्री प्रभात कृष्णा, 

अ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी ब ) छपरा 
प्रथम श्रेणी - सह - अपर स ) सारण 
मुंसिफ , छपरा 


ब ) मसौढी 


10 . 


श्री सुरेश कुमार 


11. 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक ।। 


6 


PER JIJIT , 4 Jug 2012 


The 8th December 2011 
No. 554 A — The Judicial Officers , ( Civil Judge, Junior Division ) named in column no.2 of the table given 
below are appointed as Munsif by the court, in the Judgeship and station mentioned in column no.3 , and in the chain 
indicated in column no.4 of the table . 

As mentioned in column no.5 , the officers concerned are also vested with the powers under Sub -Section (2 ) 
of Section - 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887 , (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, 
Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment Act, 1987 (Act XIX of 1987 ) to try under the ordinary procedure 
original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

As further mentioned in Column no.5 , the officer concerned are also vested with powers of a Judge of the 
Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary pecuniary and Territorial 
Jurisdiction . 

The powers vested as per column no.5 , should not, however, be exercised by the officers concerned unless 
they are published in the Bihar Gazette or in the District Gazette . 
Si. Name of the Officers with ( a ) Designation at the Chain of Special power with which the 
No. designation and present 

new station . 

transfer officer is vested at the new 
place of posting ( b ) Place where the 

station . 
Officer is to be 

(a ) Under the Bengal, Agra 
ordinarily 

and Assam Civil Courts 
stationed at . 

Acts (under ordinary 
( c ) Name of the 

procedure ). 
Judgeship in which 

(b ) Under the provincial small 
posted . 

causes Courts Acts , 1987. 
1 2 

3 4 

5 


1 


( a ) Munsif 
(b ) Buxar 
(c ) Buxar 


Vice Sri 
Shashi Kant 
Choudhary 


2 


Sri Sandeep Kumar Mishra , 
JudicialMagistrate , 1st 
Class - cum -Addtional 
Munsif, 
Buxar. 
Sri Sakal Deo Rai , 
JudicialMagistrate Ist 
Class -cum - Addtional 
Munsif, 
Darbhanga 
Ms. Anju Singh , 
JudicialMagistrate 1st 
Class - cum -Additional 
Munsif, Gaya . 


(a ) Munsif 
( b ) Darbhanga 
( c ) Darbhanga 


Vice Sri 
Sanjay 
Kumar 
Sinha II 


3 


( a ) Munsif 
(b ) Gaya 
(c ) Gaya 


Vice Sri 
Krishna 
Pratap Rana 


4 


Sri Satya Prakash , 
JudicialMagistrate 1st 
Class- cum - Additional 
Munsif , Jamui. 


( a ) Munsif 
(b ) Jamui 
(c ) Jamui 


Vice Sri 
Rajesh 
Prasad 
Gupta 


( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Buxar Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Buxar Munsifi 
( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Darbhanga Munsifi. 
(b ) S.C.C.powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Darbhanga Munsifi 
(a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Gaya Munsifi . 
(b ) S.C.C.powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Gaya Munsifi 
( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of JamuiMunsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Jamui Munsifi. 
( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Katihar Munsifi . 
(b ) S.C.C.powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Katihar Munsifi. 
(a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Lakhisarai Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Lakhisarai Munsifi. 
( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Muzafffarpur (E ) 
Munsifi. 


5 


(a ) Munsif 
(b ) Katihar 
(c ) Katihar 


Vice Sri 
Ashok 
Kumar I 


st 


Sri Ashutosh Kumar 
Upadhyaya, 
JudicialMagistrate 15 
Class - cum - Additional 
Munsif , Katihar 
Sri Rajeev Nayan , 
JudicialMagistrate 15 
Class -cum - Additional 
Munsif , Lakhisarai 


6 


st 


( a ) Munsif 
(b ) Lakhisarai 
( c ) Munger 


Vice Sri 
Brijesh 
Pandey 


> 


7 


Sri Ratnesh Kumar Singh , 
JudicialMagistrate 1st 
Class - cum - Additional 
Munsif Muzaffarpur (East) 


( a ) Munsif 
( b ) Muzaffarpur 

(East) 
( c ) Muzaffarpur 


Vice Sri 
Rakesh 
Mishra 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


7 


SI. Name of the Officers with 
No. | designation and present 

place of posting 


Chain of 
transfer 


( a ) Designation at the 

new station . 
(b ) Place where the 

Officer is to be 
ordinarily 

stationed at. 
( c ) Name of the 

Judgeship in which 
posted . 

3 


Special power with which the 
officer is vested at the new 
station . 
(a ) Under the Bengal, Agra 

and Assam Civil Courts 
Acts (under ordinary 

procedure ). 
( b ) Under the provincial small 
causes Courts Acts , 1987. 

5 


1 


2 


4 


8 


Sri Uday Pratap Singh , 
Judicial Magistrate 14 
Class -cum - Additional 
Munsif, Danapur 


( a ) Munsif 
( b ) Danapur 
( c ) Patna 


Vice Sri 
Satyendra 
Singh 


9 


st 


Sri Brij Kishore Singh , 
JudicialMagistrate 15 
Class- cum - Additional 
Munsif ,Masaurhi. 


( a ) Munsif 
(b ) Masaurhi 
( c ) Patna 


Vice Sri 
Baij Nath 
Ram 


( b ) S.C.C. powers of Rs.1000/ 

within the local limits of 

Muzafffarpur (E ) Munsifi. 
( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Danapur Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Danapur Munsifi . 
( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits ofMasaurhi Munsifi . 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000/ 

within the local limits of 

Masaurhi Munsifi . 
( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Purnea Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000/ 

within the local limits of 

Purnea Munsifi . 
(a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Chapra Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000/ 

within the local limits of 
Chapra Munsifi. 


10 


Sri Suvash Chandra Sharma , 
JudicialMagistrate 1st 
Class -cum - Additional 
Munsif, Purnea 


( a ) Munsif 
(b ) Purnea 
( c ) Purnea 


Vice Sri 
Suresh 
Kumar 
Singh II 


11 


Sri Prabhat Krishna 
Judicial Magistrate 1st 
Class -cum - Additional 
Munsif , Chapra. 


( a ) Munsif 
( b) Chapra 
( c ) Saran 


Vice Sri 
Mritunjay 
Singh 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , 

Registrar General. 


गृह विभाग 


( अभियोजन निदेशालय ) 


अधिसूचनाएं 

19 दिसम्बर 2011 
सं ० अ0 नि 0 (01) 28 / 2011 / स्था0-892 — बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारियों / सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित कार्यालय में स्तम्भ -4 में 
अंकित पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० अभियोजन पदाधिकारी का नाम , 

नव पदस्थापन का स्थान एवं पदनाम 
सं ० पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन का स्थान 

पदनाम 
1 
श्री विनोद कुमार गुप्ता 

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो वरीय लोक अभियोजक 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी निगरानी विभाग , बिहार, 
जिला अभियोजन कार्यालय , नवादा पटना । 
श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह 

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो वरीय लोक अभियोजक 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी निगरानी विभाग , बिहार, 
जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान पटना । 


2 


3 


4 


1 


2 


8 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


क्र ० 
सं ० 


अभियोजन पदाधिकारी का नाम , 
पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन 

2 


1 


3 


श्री रमेन्द्र कुमार 


नव पदस्थापन का स्थान एवं पदनाम 
नव पदस्थापन का स्थान 

पदनाम 
3 

4 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो सहायक लोक अभियोजक 
निगरानी विभाग, 
बिहार, पटना । 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो सहायक लोक अभियोजक 
निगरानी विभाग , 
बिहार, पटना । 
कारा निरीक्षणालय , 

सहायक लोक अभियोजक - सह - विधि पदाधिकारी 
बिहार, पटना । 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , गया 
श्री ब्रजेश पाण्डेय 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय, छपरा 


4 


5 


श्री अंजय कुमार 


6 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय, कटिहार 
श्री हरदेव मंडल 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय, बेगुसराय 


सहायक लोक अभियोजक - सह - विधि पदाधिकारी 


कारा निरीक्षणालय, 
बिहार, पटना । 


, 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


1 
1 


3 


14 दिसम्बर 2011 
सं 0 7 / सी0-2-201 / 2007-862 - बिहार अभियोजन सेवा के निम्नांकित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को 
उनके नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित तिथि से सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर सम्पुष्ट किया जाता है: 

सहायक अभियोजन पदाधिकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
क्रमांक 

सेवा - सम्पुष्टि की तिथि 
का नाम 

के पद पर योगदान की तिथि 
2 

3 

4 
श्री आलोक वर्मा 

15.01.1999 

21.06.2009 
2 श्री श्रीचंद मंडल 

06.01.1999 

21.06.2009 
श्री अजीत कुमार मंडल 

06.01.1999 

25.01.2010 
4 श्री ओम प्रकाश सिन्हा 

24.11.2003 

30.10.2010 
श्री शशि 

भूषण चौबे 01.12.2003 

30.10.2010 
6 श्री अमल कुमार 

01.12.2003 

30.10.2010 
7 श्री पंकज कुमार 

28.11.2003 

30.10.2010 
8 श्री सुरेश कुमार सहनी 

24.11.2003 

30.10.2010 
9 श्री अब्दुल खालिद 

24.11.2003 

30.10.2010 
10 श्री अनन्त कुमार गुप्ता 

24.11.2003 

30.10.2010 
बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


5 


14 दिसम्बर 2011 
सं0 अ 0 नि 0 (01) 33 / 2011 / स्था0-858 -श्री अरूण कुमार सिन्हा, सहायक अभियोजन पदाधिकारी की दिनांक 
1 मार्च 2011 से 9 मई 2011 तक की अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 14( ख) के 
आलोक में कर्त्तव्य के रूप में विनियमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


9 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

23 दिसम्बर 2011 
सं ० यो 0 / स्था 01 / 2-14 / 2011-4336 - यो ० वि ० - योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्यादेश 
संख्या 2570, दिनांक 3 अगस्त 2011 द्वारा गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिए जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना 
के पत्रांक 103 / गो 0, दिनांक 3 दिसम्बर 2011 द्वारा कार्यपालक अभियन्ताओं की सेवा सौंपी गयी है । इन कार्यपालक 
अभियंताओं का पदस्थापन निम्नलिखित जिलों के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल के रिक्त 
पदों के विरूद्ध उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में उल्लिखित कार्यप्रमंडलों के लिए अगले आदेश तक के लिए किया जाता 


क्र ० 


कार्यपालक अभियंता का नाम एवं 

वर्तमान पदस्थापन 


गृह जिला 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


1 


नालन्दा 


2 


भोजपुर 


4 
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 
कार्यप्रमंडल लखीसराय 
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्यप्रमंडल, अरवल 
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 
कार्यप्रमंडल, सुपौल 


3 


भागलपुर 


4 


सीतामढ़ी 


श्री अर्जुन प्रसाद सिन्हा, उप -निदेशक , 
क्रय एवं प्रबंधन , पटना 
श्री विजय किशोर सिंह, गंडक कमांड 
क्षेत्र अभिकरण (छपरा प्रमंडल ) 
श्री श्याम सुन्दर पण्डित, उप -निदेशक , 
जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, 
पटना 
श्री अनिल कुमार सिंह, सिंचाई प्रमंडल, 
नावानगर 
श्री मृत्युंजय सिंह, उप - निदेशक, 
डी ० पी ० आर० सेल -1, पटना 
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, योजना एवं 
मोनटरिंग प्रमंडल -06 , पटना 
श्री सुरेश कुमार, स्काडा, पटना 
(डिहरी प्रमंडल ) 
श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, सोन उच्च 
स्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद 


5 


नालन्दा 


6 


सारण 


कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्यप्रमंडल , शिवहर 
कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना 
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 
कार्यप्रमंडल, शेखपुरा 
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 
कार्यप्रमंडल , बांका 
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्यप्रमंडल -1, सारण (छपरा) 


7 


पटना 


8 


पटना 


2. उपर्युक्त सभी नव पदस्थापित कार्यपालक अभियंता यथाशीघ्र अपने नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे । 

3. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के जिला स्तरीय प्रमण्डलों का स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2053 जिला प्रशासन , 
उपमुख्य शीर्ष-00 , लघु शीर्ष -094, अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष -0007 , योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण,मांग संख्या 35, विपत्र 
कोड- N - 2053000940007 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विजय प्रकाश, प्रधान सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

23 दिसम्बर 2011 
सं ० भा ० स्था0-05 / 04-3557 / प 0 व0 — पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 1937, दिनांक 
12 जुलाई 2011 के द्वारा श्री मिथिलेश कुमार, भा ०व 0 से0 (1980) को निदेशक , सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है जिसके आलोक में श्री मिथिलेश कुमार , भा 0 व0 से 0 द्वारा उक्त पद का 
प्रभार दिनांक 19 जुलाई 2011 के पूर्वा० में ग्रहण किया गया है । 

श्री मिथिलेश कुमार, भा ० व 0 से 0 (1980) निदेशक , सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना द्वारा 
धारित उक्त गैर - संवर्गीय पद को भारतीय वन सेवा (वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम -11 के सीड्यूल-II के अन्तर्गत् वेतन 
एवं कर्त्तव्य के लिए पदधारण की तिथि 19 जुलाई 2011 से मुख्य वन संरक्षक पद वर्ग के समकक्ष घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


10 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 दिसम्बर 2011 
सं ० 01 स्था / न0नि0-09 / 08-6637 / न 0 वि 0 एवंआ o विo—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा -41 के 
अध्यधीन श्री चन्द्रमा सिंह, अपर नगर आयुक्त , पटना नगर निगम, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि 
से अगले आदेश तक के लिए पटना नगर निगम, पटना में नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 राजीव कुमार, उप - सचिव । 


9 दिसम्बर 2011 
सं ० 01 स्था / न0 नि0-09 / 08-6616 - न 0 वि 0 एवंआ 0वि 0 — बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा -41 के 
अध्यधीन निम्नांकित नगर निगमों में पदस्थापित नगर आयुक्तों / अपर नगर आयुक्त / प्राधिकृत नगर कार्यपालक पदाधिकारियों 
को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए संबंधित नगर निगमों में नगर वित्त एवं 
लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 
नगर निगमों का नाम 

पदस्थापित नगर आयुक्तों / अपर नगर आयुक्त / प्राधिकृत 
सं 0 

नगर कार्यपालक पदाधिकारी के नाम 


क्र ० 


2 


3 


1 

1 


मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर 
आरा नगर निगम , आरा 


श्री मधु गुप्ता 
श्री विरेन्द्र कुमार 


2 


3 


बिहारशरीफ नगर निगम , बिहारशरीफ 


श्री कुमार व्यास सिंह कश्यप 


4 


श्री बिहारी दास 


5 


भागलपुर नगर निगम, भागलपुर 
बेगूसराय नगर निगम, बेगूसराय 
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा 
कटिहार नगर निगम , कटिहार 


6 


श्री अरविन्द कुमार मिश्रा 
श्री कुमार 

बिनोद नारायण सिंह 
श्री राम किशोर मिश्रा 


7 


8 


गया नगर निगम, गया 


श्री राम ईकबाल शर्मा 


9 


श्री भानु प्रकाश 


मुंगेर नगर निगम, मुंगेर 
पूर्णियाँ नगर निगम, पूर्णियाँ 


10 


श्री अशोक कुमार 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 राजीव कुमार, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


11 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल 


आदेश, 


और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पथ निर्माण विभाग 


1 

1 


अधिसूचनाएं 

26 दिसम्बर 2011 
सं ० ई 3 - एस -101 / 2000 ( अंश) -14199( S ) — पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं की 
सिविल लिस्ट विभागीय अधिसूचना संख्या 11299 (एस), दिनांक 2. अगस्त 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें गृह 
(विशेष) विभाग , बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या 277 , दिनांक 3 फरवरी 2009 से प्राप्त परामर्शानुसार पारस्परिक सहमति के 
आधार पर सहायक अभियंता के रूप में राज्य स्थानांतरित अभियंताओं का स्थान निर्धारित किया गया था । गृह (विशेष) विभाग, 
बिहार, पटना के पत्रांक 13780, दिनांक 19 सितम्बर 2011 द्वारा गृह (विशेष) विभाग, बिहार , पटना के पत्र संख्या 277 , दिनांक 
3 फरवरी 2009 के कार्यान्वयन पर दिनांक 3 फरवरी 2009 के प्रभाव से रोक लगा दी गई है । 

उपर्युक्त वस्तुस्थिति में सहायक अभियंताओं से उपर स्तर के निम्न अभियंताओं का सिविल लिस्ट क्रमांक निम्नरूप 
से संशोधित किया जाता है : 

सिविल लिस्ट संशोधित सिविल 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

क्रमांक 

लिस्ट क्रमांक 
2 

3 

4 
श्री अखिलेश कुमार शर्मा 

101 

48A 
2 श्री कामेश्वर तिवारी 

170 

149A 
3 श्री अविनाश प्रसाद सिंह 

171 

159A 
4 श्री वीरेन्द्र कुमार 

178 

178A 
5 श्री प्रवीण कुमार ठाकुर 

196 

179A 
6 श्री बाल कृष्ण सिंह 

447 

243A 
7 श्री सूर्यकान्त 

448 

252A 
8 श्री अजय कुमार सिन्हा 

449 

258A 
9 श्री विनोद कुमार 

450 

264A 
10 श्री रंजीत कुमार 

451 

268A 
11 श्री नीरज वर्मा 

452 

272A 
12 श्री भागवत राम 

453 

273A 
13 श्री छविशंकर वर्मा 

454 

281A 
14 श्री पुरेन्द्र प्रसाद सिंह 

455 

284A 
15 श्री उमेश सिंह 

456 

258A 
16 श्री दीपक कुमार सिंह 

457 

295A 
17 श्री कमर आलम 

458 

314A 
18 श्री अशोक कुमार झा 

459 

315A 
19 श्री सुधांशु शेखर राय 

460 

319A 
20 श्री हीरानन्द झा 

461 

319B 
21 श्री सत्येन्द्र सिंह 

462 

322A 
22 श्री प्रभाकर नारायण सिंह 

463 

335A 
23 श्री शरद चन्द्र 

464 

345A 
24 

465 

351A 
25 श्री श्यामाशरण तिवारी 

466 

364A 


श्री संत कुमार 


12 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


क्र ० सं ० 


1 


सिविल लिस्ट संशोधित सिविल 
पदाधिकारी का नाम 

क्रमांक 

लिस्ट क्रमांक 
2 

3 

4 
26 श्री उदय सिंह 

467 

366A 
27 श्री कृष्णानन्द प्रसाद सिंह 

468 

372A 
28 श्री संजीव कुमार 

469 

379A 
29 श्री रघुवीर प्रसाद 

470 

390A 
30 श्री सुशील कुमार पाण्डेय 

471 

390B 
31 श्री अरबिन्द कुमार सिन्हा 

472 

395A 
32 श्री प्रकाश गुप्ता 

473 

406A 
33 श्री अमृत राम, ( अनु० जाति ) 

474 

442A 
34 श्री हरिन्द्र कुमार 

475 

443A 
35 श्री रामचन्द्र शर्मा 

503 

489A 
36 श्री कुमुद कुमार सिंह 

504 

494A 
37 श्री रविन्द्र प्रसाद 

505 

497A 
38 श्री शशिशंकर प्रसाद 

571 

517A 
39 श्री रामचन्द्र पासवान , ( अनु ० जाति) 

572 

526A 
40 श्री अखिलेश कुमार 

573 

553A 
41 श्री सुबोध कुमार राय 

574 

555A 
42 श्री उमाकान्त रजक, ( अनु० जाति) 

575 

559A 
इस अधिसूचना को विभागीय वेवसाईट www.rcd.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप - सचिव (प्र ० को ०) । 


1 
1 


श्री विनोद कुमार 


26 दिसम्बर 2011 
सं ० ई 3 - एस -101 / 2000 ( अंश) -14201 (S ) — पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं की 
वरीयता सूची विभागीय अधिसूचना संख्या 3953 (एस), दिनांक 4 अप्रील 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें गृह (विशेष ) 
विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या 277, दिनांक 3 फरवरी 2009 से प्राप्त परामर्शानुसार पारस्परिक सहमति के आधार पर 
सहायक अभियंता के रूप में राज्य स्थानांतरित अभियंताओं का स्थान निर्धारित किया गया था । गृह (विशेष) विभाग, बिहार, 
पटना के पत्रांक 13780 , दिनांक 19 सितम्बर 2011 द्वारा गृह (विशेष) विभाग , बिहार , पटना के पत्र संख्या 277 , दिनांक 
3 फरवरी 2009 के कार्यान्वयन पर दिनांक 3 फरवरी 2009 के प्रभाव से रोक लगा दी गई है । 

उपर्युक्त वस्तुस्थिति में निम्न सहायक अभियंताओं का वरीयता क्रमांक निम्नरूप से संशोधित किया जाता है : 
क्र ० सं ० 

सहायक अभियंताओं का नाम वरीयता क्रमांक | संशोधित वरीयता क्रमांक 
2 

3 

4 
श्री किशोरी प्रसाद देव 

44 

18A 
2 श्री मनोरंजन कुमार पाण्डेय 

45 

24A 
3 

46 

29A 
4 श्री 

राजू चौधरी 

47 

29B 
5 

62 

55A 
6 श्री ललन राम 

88 

83A 
7 श्री अजय कुमार चौधरी 

89 

84A 
8 

109 

102A 
9 श्री युगेश्वर कुमार सिंह 

340 

264A 
10 श्री सुधीर कुमार रंजन 

408 

390A 
11 श्री संतोष कुमार भट्ट 

419 

412A 
12 श्री हरेन्द्र कुमार उपाध्याय 

420 

416A 
इस अधिसूचना को विभागीय वेवसाईट www.rcd.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप - सचिव ( प्र ० को ०) । 


श्री दिलीप कुमार 


श्री विनय कुमार 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


w 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

20 दिसम्बर 2011 
सं ० वन पर्या० 25 / 2001-556(ई.) / प.व. — पर्यावरण एवं वन विभागीय अधिसूचना संख्या 328 ( ई.), दिनांक 
25 जुलाई 2011 द्वारा राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता समीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य 
के रूप में वरीय संयुक्त आयुक्त- II , भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय, बी . बिंग , नई दिल्ली को शामिल किया गया था । 

इस संदर्भ में जल संसाधन मंत्रालय ( जल गुणवत्ता प्रकोष्ट), भारत सरकार के पत्रांक 5 / 3 / 2010 / 
WQAA / 3518–52, दिनांक 15-21 सितम्बर, 2011 से प्राप्त दिशा -निर्देश के आलोक में पुनर्गठित राज्यस्तरीय जल 
गुणवत्ता समीक्षा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वरीय संयुक्त आयुक्त-II के स्थान पर निदेशक ( जल गुणवत्ता), 
जल संसाधन मंत्रालय , भारत सरकार को शामिल किया जाता है । 

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 328 ( ई.) दिनांक 25 जुलाई 2011 को इस हद तक 
संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रामावतार राम, विशेष सचिव । 


सं06 / भ 0नि0-01-014 / 2008-8980 

गृह ( आरक्षी) विभाग 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


संकल्प 

12 दिसम्बर 2011 
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निदेशक पर्षद के गठन से संबंधित गृह ( आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 
5649 दिनांक 29 जुलाई 2011 को संशोधित करते हुए कम्पनी अधिनियम -1956 एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम प्रा o 
लि 0, पटना के आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-46 (1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक 
में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निदेशक पर्षद का पुर्नगठन निम्न रूप से किया जाता है: 

श्री अशोक कुमार गुप्ता, भा 0 पु0 से 0 
श्री गोपाल कृष्ण, मुख्य अभियंता ( दक्षिण) 
-सह - प्रभारी अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग 

सदस्य 
श्री राम कुमार पाण्डेय , विशेष सचिव, वित्त विभाग 
श्री सुरेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता ( यांत्रिक ), 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 

सदस्य 
श्रीमती प्रीता वर्मा भा 0 पु 0 से 0, विशेष सचिव, गृह (विशेष ) विभाग 
श्री सुनील कुमार, भा 0 पु 0 से0, पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन एवं बजट ) 

सदस्य 
श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, भा 0 पु 0 से0, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय ) 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय 
तथा उसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


3 . 


सदस्य 


4 . 


5 . 


सदस्य 


6 . 


7 . 


सदस्य 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

22 दिसम्बर 2011 
सं 0 प्र 02 / आयोग सदस्य चयन -17 / 03 ( खंड )-16 — विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003 ) की 
धारा -85 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद्द्वारा बिहार विद्युत विनियामक 
आयोग ( Bihar Electricity Regulatory Commission) के एक सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप 
चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती है : 

( क ) न्यायमूर्ति ( अवकाश प्राप्त ) श्री धर्मपाल सिन्हा 
( ख ) बिहार सरकार के मुख्य सचिव 

सदस्य 
अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली 

सदस्य 
3. सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे । 


: 


अध्यक्ष 


14 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


4. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव । 


सं ० 3 ए - 2 - वे0 पु0-12 / 2009(भाग- II) 11859 वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

28 दिसम्बर 2011 
विषय : - बिहार न्यायिक सेवा के सेवा -निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 1 जनवरी 2006 से 

पुनरीक्षण के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14303, दिनांक 22 दिसम्बर 2010 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवा -निवृत्त 
पदाधिकारियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन आदि का पुनरीक्षण किया गया था । 

2. भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन से संबंधित परिपत्र संख्या 38/37/08 P & PW( A ), 
दिनांक 10 दिसम्बर 2009 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 2 सितम्बर 2008 से 
प्रभावी व्यवस्था को दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है । 

3. उक्त के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन आदि को 
दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । 

4. सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के परिपत्र के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 14303, दिनांक 22 
दिसम्बर 2010 की कंडिका-3(i) एवं 3(iii ) में समेकित संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के 
पदाधिकारियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन आदि को निम्नरूपेण पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है : 

“ पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा की शर्त को दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से समाप्त कर दिया 
जाय । दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से अथवा उसके बाद सेवा -निवृत्त हो चुके / होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारी 
का पेंशन पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों पर अथवा अंतिम परिलब्धि इनमें से उसके लिए जो ज्यादा 
लाभकारी हो , के आधार पर 50 प्रतिशत पेंशन परिकलित किया जाय ।” 

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या14303, दिनांक 22 दिसम्बर 2010 की अन्य शर्ते एवं कंडिकाएँ यथावत प्रभावी 
रहेंगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण की जानकारी 
हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


1 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42–571 + 300 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


15 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

22 नवम्बर 2011 
सं ० कौन / भी -120 / 2006–211— श्री अभिमन्यू सिंह, बि ०वि ० से०, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, (निलंबित ) को 
विभागीय अधिसूचना संख्या 108, दिनांक 19 मार्च 2007 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया । उनके द्वारा 
जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोत्तरी हेतु दिनांक 16 सितम्बर 2011 को अभ्यावेदन दिया गया । उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के 
समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम -10(1) में निहित 
प्रावधानानुसार एक वर्ष निलंबन अवधि पूर्ण होने पर उनके जीवन -निर्वाह भत्ता में दिनांक 19 मार्च 2008 के प्रभाव से 50 
( पचास ) प्रतिशत की वृद्धि की जाती है । 
अतः उनका जीवन निर्वाह भत्तादि 50 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०)-अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


Vigilance Department 


DECLARATION 

The 21st December 2011 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. / Stha ( Vi.Nya.)- 20 /10- 7504 - WHEREAS , It is alleged that Sri Ravindra Prasad Singh S/ o 
Late Tulsi Singh, Vill- Jaitipur , P.S- Bihta. Distt.- Patna., Present Adress- Flat No. - 201, Jayanti Niliyam 
Apartment. Road No.- 15 , Indrapuri, Distt.- Patna. while holding the post of Inspector Weight and 
Measurement. Mazaffarpur and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of 
criminal misconduct defined under clause (e ) of sub - section ( 1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 
1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig . Case No.: 52/09 dated .: 
12th May 2009 and regular FIR Case No.-84 / 2009 , dated 10th August 2009 . 

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record , the State Government is of the 
opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Ravindra 
Prasad Singh the then Inspector Weight and Measurement. Mazaffarpur who has accumulated properties 
disproportionate to his known sources of incomeby resorting to corrupt means. 

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be 
tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub 
section (1 ) of Section 3 of Special Courts Act, 2009 ; 


16 


बिहार गजट , 4 जनवरी 2012 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 5 of Special Courts 
Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special 
Courts Act, 2009 . 

By order of the Governor of Bihar , 

Sd /-Illegible , 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42–571 + 10 - डी ० टी ० पी । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


